than 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 4 18 राँची, मंगलवार । 

16 जून , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

9 जून , 2015 
संख्या: . 7/ प्रोन्नति- 208/ 2013 ( खण्ड) का . 5123-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री सुधीर कुमार 
बाड़ा, अवर सचिव ( पी . बी . . ||I, रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 6600), पथ निर्माण विभाग , झारखंड , 
रांची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू० 7600) में प्रोन्नति देते हुए 
अगले आदेश तक समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड, रांची में उप सचिव के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री बाड़ा को झारखंड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 18 – 50 । 


